HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


4 आषाढ़, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 504 राँची, मंगलवार , 


25 जून , 2019 ( ई ० ) 


स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 


शुद्धि पत्र 
21 जून , 2019 


. 


संख्या-01/ स्था०2-02/ 2019- 2027-- विभागीय अधिसूचना संख्या 1698 दिनांक -24.05.2019 द्वारा 
श्री रघुनन्दन ठाकुर, सह -शिक्षक , राजकीय उच्च विद्यालय, बरियातु, राँची को अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) 
के झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 में संविलियन किये जाने के फलस्वरूप स्थानान्तरित करते हुए प्राचार्य, जिला 
शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट ), चितरपुर , रामगढ़ के पद पदस्थापन हेतु अधिसूचित किया गया था । 

वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि श्री ठाकुर दिनांक -31.03.2019 को वार्द्धक्य सेवा निवृत्त 
हो चुके हैं । चूंकि श्री ठाकुर के स्थानान्तरण संबंधी आदेश पर उनके सेवा निवृत्ति के पूर्व ही सक्षम स्तर का 
अनुमोदन प्राप्त हो गया था परन्तु लोक सभा आम चुनाव -2019 हेतु आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के 
कारण आदेश तत्समय निर्गत नहीं हो सका । चुनाव समाप्ति के पश्चात पूर्व के अनुमोदित प्रस्ताव के आलोक 
में अधिसूचना आदेश निर्गत है जिसमें दृश्टिचूकवश श्री ठाकुर का भी नाम अंकित है। 

2. उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1698 दिनांक -24.05.2019 को विलोपित किया 
जाता है । 


सुशील अजीत सुरीन , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 504 


50 


